निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 1030 ) पटना , मंगलवार, 16 दिसम्बर 2014 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

12 दिसम्बर 2014 
सं0 3 / नीति ( बोतलबंदी) - 120 / 2009 संख्या - 3686 — विभागीय संकल्प संख्या 7056 दिनांक 24.10. 2013 की 
कंडिका - 9( e) में यथासंशोधित विभागीय संकल्प संख्या - 1446 दिनाक 30.05.2014 में पेट बोतलों में देशी शराब का 
विनिर्माण कर दिनांक 01.01. 2015 से BSBCL को थोक आपूर्ति करने की तिथि निर्धारित की जाती है । राज्य के 15 
प्रक्षत्रों के विनिर्माता पेट बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे । शेष दो प्रक्षेत्र यथा प्रक्षेत्र सं0 - 4 ( सासाराम 
प्रक्षेत्र) एवं 15 ( पूर्णियां प्रक्षेत्र) जिन्हें बाद में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, के ठेकेदारों के लिए अलग से आपूर्ति 
सुनिश्चित करने हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी । 

2 - इन दोनों प्रक्षेत्रों में जबतक पेट बोतलों में देशी शराब का विनिर्माण एवं आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो जाता 
है तबतक निकटवर्ती प्रक्षेत्रों से पेट बोतलों में देशी शराब की आपूति सुनिश्चित की जाएगी । जिन विनिर्माताओं द्वारा 
दिनांक 01.01. 2015 से पेट बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाएगी उनका विशेषाधिकार वापस 
लेने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी तथा उनके खर्च पर अन्य प्रक्षेत्रों से शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाएगी । 

दिनांक 31. 12.2014 तक सैचेट में आपूरित किये गये देशी शराब को 15.01. 2015 तक खुदरा बिक्री की 
अनुमति दी जाती है । उक्त तिथि के पश्चात शराब के शेष बचे स्कंध को बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1030 -571+ 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


